निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

द्वारा प्रकाशित 


23 पौष 1933 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार, 13 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 23) 


सं 0 10 / विविध / आ 0 प्र 0 प्रा0-41 / 2011-125 / आ 0 प्र 0 

आपदा प्रबंधन विभाग 


संकल्प 

13 जनवरी 2012 
विषय : —पूरे राज्य में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से 21 जनवरी तक भूकम्प न्यूनीकरण सप्ताह एवं 1 जून से 7 जून 

तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने के संबंध में । 

विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से बिहार राज्य देश के सर्वाधिक आपदा प्रवण 17 राज्यों में से एक है । यह 
राज्य बाढ़, भूकम्प, अग्निकाण्ड तथा चक्रवात आदि आपदाओं से हमेशा प्रभावित होता रहता है । इस राज्य के कई 
जिले भूकम्प के सर्वाधिक संवेदनशील जोन V एवं IV के अन्तर्गत आते हैं । भूकम्प सवेदनशीनलता की दृष्टि से 8 
जिले यथा - सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया एवं किशनगंज सर्वाधिक संवेदनशील जोन 
V में आते हैं , जबकि पटना सहित 24 जिले यथा- पटना, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, गोपालगंज , 
सीवान, सारण, भोजपुर , वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालन्दा, शेखपुरा , लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, 
जमुई, नवादा, जहानाबाद , बॉका, भागलपुर, कटिहार एवं पूर्णियॉ संवेदनशील जोन IV में आते हैं ।, अन्य 6 जिले 
यथा - बक्सर, कैमूर , रोहतास, औरंगाबाद, गया एवं अरवल जोन III में पड़ते हैं । 

उल्लेखनीय है कि अभी तक भूकम्प पूर्वानुमान की कोई सटीक सूचना प्रणाली विकसित नहीं हुई है, 
जिससे इसकी पूर्व जानकारी प्राप्त हो सके । 

2. यह सच है कि भूकम्प किसी की जान नहीं लेता, परन्तु पुराने एवं कमजोर ढॉचे, नये भवनों के निर्माण 
मे न्यूनतम मानदण्डों की अनदेखी तथा लापरवाही विनाश का कारण बनती है । अगर विशेषज्ञों द्वारा तैयार 
मानदण्डों एवं निर्देश का पालन किया जाय तथा उसे स्मरण रखा जाय, तो भूकम्प से होने वाले नुकसान से काफी 
हद तक बचा जा सकता है । इसके लिए जनमानस में भूकम्प से बचाव की तैयारी एवं जागरूकता का होना 
अत्यावश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है, परन्तु इससे बचाव के उपाय की 
जानकारी रखने तथा पूर्व तैयारी करके इसके कुप्रभाव को न्यूनतम अवश्य किया जा सकता है । विदेशों में भी यानि 
इंडोनेशिया, नेपाल, जापान आदि में भूकम्प से सुरक्षा हेतु जनमानस की सहभागिता एवं जागरूकता पर विशेष ध्यान 
दिया जाता है । इससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास में सहायता मिलती है । 

3. अतएव, सरकार ने निर्णय लिया है कि जनजागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस की क्षमता वृद्धि 
के लिए राज्य भर में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से 21 जनवरी तक पूरे एक सप्ताह तक भूकम्प न्यूनीकरण सप्ताह 
मनाया जाएगा । 


। 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 जनवरी 2012 
4. यह राज्य बाढ़ आपदा की दृष्टि से भी सर्वाधिक आपदा प्रवण है । राज्य में प्रायः अत्यधिक वर्षा एवं 
नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण नेपाल से निकलने वाली नदियों से उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ 
से प्रभावित हो जाते हैं । साथ ही दक्षिण बिहार के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं । फलतः बाढ़ के 
कारण जान - माल के नुकसान के साथ - साथ आधारभूत संरचनाओं की भारी क्षति होती है । राज्य के 28 जिले बाढ़ 
आपदा की दृष्टि से बाढ़ प्रवण जिलों के रूप में चिन्हित हैं , जिनमें 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिले हैं । बाढ़ आपदा 
से होने वाली क्षति को भी जन जागरूकता एवं पूर्व तैयारी के द्वारा न्यूनीकरण किया जा सकता है । 

5. अतएव, सरकार ने निर्णय लिया है कि जनमानस को बाढ़ आपदा के प्रति जागरूक बनाने के लिए तथा 
सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने हेतु प्रत्येक वर्ष 1 जून से 7 जून तक पूरे राज्य में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाया 
जायगा । 

6. पूरे राज्य मे उपरोक्त दोनों कार्यक्रम अर्थात् 15 जनवरी से 21 जनवरी तक भूकम्प सुरक्षा सप्ताह तथा 
1 जून से 7 जून तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह स्कूलों, कॉलेजों जिला मुख्यालय से प्रखण्ड कार्यालय / ग्राम पंचायत स्तर 
पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में पूरे सप्ताह विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर भूकम्प / बाढ़ के आने के 
पूर्व, दौरान तथा बाद में अपनाई जाने वाली सावधानियों का प्रभावकारी इस्तेमाल के लिए drawing , painting , 
निबंध / नारा लेखन, सेमिनार, गोष्ठियाँ, सभा , नुक्कड़ नाटक , मॉक ड्रील तथा महिलाओं, विद्यार्थियों एवं समाज के 
सभी वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाएंगे । इसके साथ ही इन विषयों पर राज्य स्तर पर 
संगोष्ठियॉ, कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाएंगी । 

7. राज्य स्तर पर उक्त दोनों सप्ताह बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर संबंधित 
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाएंगे । 

8. उपरोक्त आयोजन के लिए आवश्यक निधि का प्रबंधन आपदा प्रबंधन विभाग के विभागीय बजट में 
किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रमेश चन्द्र सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 23-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


